निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 माघ 1936 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 28 जनवरी 2015 


( सं० पटना 206 ) 


सं0 08 / आरोप - 01 - 88 / 2014, सा०प्र० - 16591 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

3 दिसम्बर 2014 
श्री बाल्मिकी प्रसाद, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक - 61 / 08, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, अररिया सम्प्रति 
सेवानिवृत्त के विरूद्ध इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में गंभीर अनियमितता बरतने सहित कतिपय अन्य आरोपों 
के कारण प्रपत्र क गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 2762, दिनांक 09 .03.2011 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली 
के नियम - 43 (बी०) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी । मामले के जाँच पदाधिकारी विभागीय जाँच 
आयुक्त , बिहार , पटना के पत्रांक - 473, दिनांक 15. 06. 2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया 


गया । 


___ 2. जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि श्री बाल्मिकी प्रसाद दिनांक 31.01 .2010 को बार्धक्य 
सेवानिवृत्त हुए है । श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप का मामला उनके उप विकास आयुक्त , अररिया पदस्थापन काल 
का है एवं सभी आरोप वर्ष 2004 - 05 में घटित है । अतः श्री प्रसाद के विरूद्ध लगाये गये आरोप विभागीय कार्यवाही 
प्रारंभ किये जाने के पाँच वर्ष पूर्व घटित है जो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना के पत्रांक - 1893, दिनांक 14. 06. 
2011 द्वारा निरूपित प्रावधान के अनुसार कालबाधित है । 

3. वर्णित परिप्रेक्ष्य में मामले की समीक्षा की गयी एवं विधि विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक 
में पाया गया कि श्री बाल्मिकी प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही बिहार पेंशन नियमावली के नियम - 43 
( बी० ) के तहत कालबाधित है । अतः सम्यक विचारोपरांत मामले को संचिकास्त किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 28 जनवरी 2015 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में 
प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेज दी जाये । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 206 -571 +10-डी०टी०पी० । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


